PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 25 , 1972 (MAGHA 5 , 1893 SAKA ) 


205 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 13 जनवरी, 1972 
क्रमांक 2126-ज ( II ) -71/ 1429.- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती केसर कौर, विधवा सन्त सिंह, गांव खेड़ी सरफ अली , तहसील कैथल , जिला करनाल को खरीफ़ , 
1970 ने 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहष प्रदान करते हैं । 

कारीजंडम 

दिनांक 14 जनवरी, 1972 
क्रमांक 2220- ज1-7/1/ 1649.--- राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3305 -ज -1-71/ 25434, दिनांक 
प्रत, 1971 के क्रमांक 3 में " राशि " कालम में नं ० ( 1) पर खरीफ़ , 1965 मे रबी , 1970 तक 150 रुपये के स्थान 
पर 100 रुपये पढ़ा जाये । 

दिनांक 19 जनवरी, 1972 
क्रमांक 160-ज ( II )-71/229 8.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के 
राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि एवं संनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


25 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


राणि 


फसल / वर्ष जब से 

जागीर दी गई 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


- 


60 


1 


रोहतक 


गोच्छी 


झज्जर 


( 1 ) रबी , 


1971 से प्रागे 


150 


श्रीमती लाली , विधवा 
बलदेव सिंह 
श्री अभे राम , 

पुत्र हरदेव 
सिंह 


: 2 


लूला अहीर 


100 


150 


3 


श्री दुली चन्द , पुत्र रणजीत 


भापडोदा 


100 


150 


श्री मला सिंह , पुन 


दुली 


माजरा दुबलधन 


100 


" 


चन्द 


( 1 ) रवी, 1969 से रवी , 

1970 तक 
( 2) खरीफ़ , 1970 से भागे 
( 1) रबी , 1969 से रबी , 

1970 तक 
( 2 ) खरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1 ) रवी , 1969 से रबी , 

1970 तक 
( 2 ) खरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1 ) रबी, 1969 से रबी , 

1970 तक 
( 2 ) बरीफ़ , 1970 से आगे 
( 1 ) रबी , 1969 से रबी, 

1970 तक 
( 2 ) खरीफ़ , 1970 से मागे 


150 


5 


100 


॥ 


श्रीमती राम प्यारी , विधवा 
खुशी राम 


मकान नं 0 डी के सोनीपत 
573, कल्यान 


नगर , 


सोनीपत 


150 


6 


फरमाना 


गोहाना 


100 


श्री हजारी सिंह, पुन लहरी 
मिह 


150 


206 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 25 , 1972 ( MAGHA 5 , 1893 SAKA) 


[PART 1 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने 


गांव व 


तहसील 


राशि 


फसल / वर्ष पर से 
जागीर दी गई 


वाले का नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


7 


रोहतक 


श्री गबदू, पुत्र जमना 


बहु अकबरपुर 


रोहतक 


100 


150 


8 


वन्टा 


( 1 ) रबी , 1989 से रखी, 

1970 तक 
( 3 ) खरीफ , 1970 से आगे 
( 1 ) रबी, 

1969 से 
रवी , 1970 तक 
( 2) खरीफ़ , 1970 से 

आगे 


100 


श्री अर्जुन सिंहपन्न भगवान 
सिंह 


. 


1 


क्रमांक 951- ज (II ) -71/23 04. -पूर्वीपंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसमें आज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा 
के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनंद में दी गई शर्तों के 
अनसार सहर्ष प्रदान करते है 


- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


राशि 


फ़सल/ वर्ष जब से 

जागीर दी गई 


नाम 


- 


रु 0 


1 


करनाल 


मंदवाल 


कैथल 


100 


श्री प्रीतम सिंह, पुत्र 
नारायण सिंह 


150 


( 1 ) खरीफ़ , 1965 से 

रबी , 1970 तक 
( 2 ) खरीफ़ , 1970 से 

प्रागे 
( 1) खरीफ़ , 1965 से 

रबी , 1970 तक 
( 2) खरीफ़ , 1970 से 

आगे 


2 


खेती सरफ़पली 


100 


श्री सिंह, मंगल पुत्र 
नत्या सिंह 


150 


पी 0 डी 0 खुराना , अवर सचिव ।। 
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENTS 


( URBAN ESTATES) 
The 17th January. 1972 


No. NTLA/ LAC( P) -72 /3718. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified 
below is needed by Government, at public expense , for a public purpose , namely , for planned develop 
Iment in the area of village Fetehpur , Hadbast No. 367 , tehsil Kalka , district Ambala, it is therefore. hereby 
declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, 
to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition 
Collector , Panchkula , Directorate of Urban Estates , Haryana , is hereby directed to take order for the 
acquisition of the said land . 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 25 , 1972 (MAGHA 5, 1893 SAKA ) 


207 


Plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Panchkula , 
Directorate of Urban Estates, Haryana, Kothi No. 224 , Sector 18 -A , Chandigarh . 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Area in 
aores 


Rectanglo Killa No. 


Locality / 
Village and 
Hadbast 

No , 


Ambala 


Kalka 


12 


Fethepur, 
Hadbast 
No. 367 


K. M. 
2 --- 0 


6/1 
(As demarcated on the spot 


No. NTLA /LACIP ) -72 / 3719.- Whereas the Governor of Haryana is satisfied that hard 
specified below is needed by Government, at public expense , for a public purpose . namely , for planned 
development in the area of villige Budinpur, Hadbast No. 372 , Tehsil Kalka , District Ambala , it is 
tarr. fore hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid 
purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to 
all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Col 
lector, Panchkula, Directorate of Urban Estates , Haryana, is hereby directed to take order for the acqui 
sition of said land . 

Plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Panchkula , 
Directorate of Urban Estates, Haryana, Kothi No. 224 , Sector 18 - A . Chandigarh . 

SPECIFICATION 


Arca in 
acres 


District 


Locality / 
Village and 
Hadbast No. 


Tehsil 


Rectangle /Killa Nos. 


Ambala 


Kalka 


Budinpur 
Hadbast No. 

372 


K.M. 
2.4 


16 


24/2 , 24/3 , 24/4 , 24/15 , 24/17/1 and 
Khasra Nos . 71, 72/1/2 , 72/2/1 

(As demarcated on the spot.) 


No. NTLA /LAC (P )-72 /3720. — Whereas the Governor of Haryana is satis icd that land specified 
below is nee led by Governm at, at public expurise , for a public purpose , namely , for planned develop 
ment in the area of village Devi Nagar, Hadbast No. 384 , Tehsil Kalka, District Ambala , it is therefore , hereby 
declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
to 1!| wiom it may concern , and under the provisions of section 7 of the said Act, the Land Acqui 
sition Collector, Panchkula, Directorate of Urban Estates, Haryana, is hereby directed to take orders for the 
acquisition of the said land . 

Plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector , Panchkula , 
Directorate of Urban Estates, Haryana , Kothi No. 224, Sector 18 - A , Chandigarh . 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality / 
Village & 
Hadbast No. 


Area in 
асгCS 


Ambala 


Kalka 


Devi Nagar 
Hadbast No. 

384 


B. B. 
1-3 


Khasra No. 311/2 
(As demarcated on the spot) 


M. L. BATRA , Secy . 


